ould 


सत्यमेव जयते 


झारखण्ड गजट 

असाधारण अंक 
झारखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित 


16 ज्येष्ठ , 1940 ( श० ) 


संख्या - 557 


राँची, बुधवार 


6 जून , 2018 (ई०) 


कार्मिक , प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग। 


संकल्प 
17 मई , 2018 


कृपया पढ़े: 

कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग , झारखण्ड, राँची का संकल्प- 1308, 

दिनांक 18 मई, 2005 एवं संकल्प सं०- 2599, दिनांक 25 जून , 2006 
2. W. P.(S) No. 4475 /2008 में माननीय न्यायालय द्वारा दिनांक 10 जनवरी , 2018 को 

पारित न्यायादेश 


संख्या-5/ आरोप-1- 710 / 2014 का.- 3280 -- श्री संजीव शरण , (कोटि क्रमांक - 354/ 03, गृह 
जिला- पूर्णिया), तत्कालीन अनुमंडल पदाधिकारी, रामगढ़ , सम्प्रति - सेवानिवृत्त झा०प्र०से० के चुनाव 
आयोग के निर्देश एवं राजकीय आदेश का उल्लंघन कर विभागीय अधिसूचना सं०- 459 , दिनांक 
17 दिसम्बर, 2004 का निर्धारित तिथि अथवा उसके तुरंत बाद अनुपालन नहीं करने , मुख्य 
निर्वाचन पदाधिकारी, झारखण्ड को दिग्भ्रमित करने का प्रयास करने , राजकीय आदेश का अनुपालन 
न कर लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम , 1950 का उल्लंघन करने, गलत तथ्य देकर माननीय उच्च 


झारखण्ड गजट ( असाधारण ) बुधवार , 6 जून , 2018 
न्यायालय को दिग्भ्रमित करने, विभाग पर आरोप लगाने संबंधी आरोपों हेतु विभागीय संकल्प 
सं०-1308, दिनांक 18 मई, 2005 द्वारा इनके विरूद्ध विभागीय कार्यवाही संचालित की गयी । 

संचालन पदाधिकारी के जाँच प्रतिवेदन के समीक्षोपरांत विभागीय संकल्प सं०- 2599 , 
दिनांक 25 मई, 2006 द्वारा श्री शरण के विरूद्ध निम्न दण्ड अधिरोपित किया गया 

1. निन्दन , 
2. तीन वार्षिक वेतन वृद्धियों का संचयात्मक प्रभाव से रोक , 
3. निन्दन की सजा की प्रविष्टि श्री शरण के चारित्री वर्ष 2004-05 में की जायेगी । 

उक्त दण्ड के विरूद्ध श्री शरण द्वारा माननीय उच्च न्यायालय झारखण्ड में वाद 
सं०- W. P.(S) No . 4475 /2008 दायर किया गया , जिसमें माननीय न्यायालय द्वारा दिनांक 
10 जनवरी , 2018 को पारित न्यायादेश में विभागीय संकल्प सं०-2599, दिनांक 25 मई , 2006 को 
निरस्त कर दिया गया है | 

__ अतः समीक्षोपरांत माननीय उच्च न्यायालय झारखण्ड द्वारा दिनांक 
10 जनवरी , 2018 को पारित न्यायादेश के आलोक में विभागीय संकल्प सं०- 2599 , दिनांक 
25 मई, 2006 को निरस्त किया जाता है । 


झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से , 


सूर्य प्रकाश , 
सरकार के संयुक्त सचिव । 


झारखण्ड राजकीय मुद्रणालय , राँची द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित , 

झारखण्ड गजट ( असाधारण ) 557 -- 50 


